निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 29 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर 2012 


। 


सं 0 22 / नि.सि . ( वीर0 ) 7-06 / 09 / 1337 — श्री सुनील कुमार पाठक , तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ 
नियंत्रण, योजना एवं मोनेटरिंग प्रमंडल -3, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा पूर्वी कोशी एफलक्स बॉध के डाउन स्ट्रीम 
कट इन्ड पर बाढ़ अवधि में कराये गये सुरक्षात्मक कार्य के बोल्डर क्रेटिंग कार्य में जॉचोपरांत वायड की मात्रा भुगतान 
किये गये वायड की मात्रा में 16.52 प्रतिशत अधिक पायी गयी । जिसके लिए श्री पाठक को प्रथम दृष्टया दोषी पाये 
जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -19 के तहत विभागीय 
पत्रांक 397 दिनांक 15.05.09 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया । 

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय एवं सरकार के स्तर पर सम्यक रूप से की गयी । समीक्षा में पूर्वी 
कोशी एफलक्स बाँध के कट इन्ड पर बोल्डर द्वारा कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा 
द्वारा किये जा रहे कार्य हेतु 30 प्रतिशत वायड की मात्रा एवं पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के कार्य हेतु 20 
प्रतिशत वायड की मात्रा का प्रस्ताव श्री कुमार के त्रुटिपूर्ण प्रबोधन का परिचायक है, जिससे विभाग को वित्तीय क्षति 
हुई । उक्त प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री सुनील कुमार पाठक, तत्कालीन सहायक अभियंता को सरकार द्वारा 
निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है: 

असंचात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक । 
निन्दन वर्ष 2008-09 
उक्त निर्णय के आलोक में श्री पाठक को निम्नांकित दण्ड दिया जाता है 


1 . 


2 . 


2 


1 . 


2 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक । 
निन्दन वर्ष 2008-09 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
उक्त दंड श्री सुनील कुमार पाठक , तत्कालीन सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह ० ) अस्पष्ट, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


